निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


उक्त 


10 ज्येष्ट 1939 ( श 0 ) 
संख्या 22 पटना , बुधवार , 

31 मई 2017 ( ई 0 ) 

विषय- सूची 
पृष्ठ 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में 
भाग -1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और 

पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-5 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप ० -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये 

विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


आदेश , 


. 


उच्च 


6-6 


7-10 


2 


बिहार गजट, 31 मई 2017 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

22 जून 2016 
सं ० 01 नि०-08 /2015-2807 -वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1526 , दिनांक 04.04.2016 के क्रम में 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा ने श्री अत्रि मुनि उर्फ 
शक्ति सिंह यादव , स ० वि ० स ० ( क्षेत्र संख्या -175 ) को आवास समिति के बदले वर्ष 2016-17 के लिए गठित निवेदन समिति में 
शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है । 

माननीय सदस्य श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव , स० वि ० स० अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निवेदन समिति के 
सदस्य रहेंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ठ राय , सचिव । 


12 जुलाई 2016 
सं ० 01 नि०-08/ 2015-3009/ वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1526 , दिनांक 04.04.2016 के क्रम में 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान- सभा ने श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह , 
स ० वि ० स० ( क्षेत्र संख्या-111 ) को जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति के बदले वर्ष 2016-17 के लिए गठित निवेदन समिति 
में शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है । 
माननीय सदस्य श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह , स० वि ० स ० अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निवेदन समिति के सदस्य रहेंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ठ राय , सचिव । 


9 सितम्बर 2016 
सं ० 1 स्था०-96/12-3909 / वि ० स ० — सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-3 एच०-01 
| 2015- सा ० प्र०-12188 , दिनांक 07.09.2016 के आलोक में बिहार विधान सभा सचिवालय में ईदुल - अजहा ( बक्रईद ) के लिए 
दिनांक 12.09.2016 ( सोमवार) को घोषित अवकाश के बदले दिनांक 13.09.2016 ( मंगलवार ) को अवकाश घोषित किया जाता है 

और दिनांक 13.09.2016 ( मंगलवार ) को ईदुल - अजहा ( बक्रईद ) के लिए घोषित प्रतिबंधित अवकाश के स्थान पर दिनांक 
14.09.2016 ( बुधवार ) को प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया जाता है । दिनांक 12.09.2016 ( सोमवार ) को कार्यालय पूर्णरूपेण 
खुला रहेगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

दीनानाथ प्रसाद , अवर सचिव । 


। 


9 दिसम्बर 2016 
सं ० 1 स्था०-96 /12-5812/ वि ० स० — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या -3 / एच०-01/2015 
-सा० प्र०-16295 , दिनांक 06.12.2016 के आलोक में बिहार विधान सभा सचिवालय में हजरत मुहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर 


बिहार गजट , 31 मई 2017 


3 


दिनांक 13.12.2016 ( मंगलवार ) को घोषित अवकाश के बदले दिनांक 12.12.2016 ( सोमवार ) को अवकाश घोषित किया जाता 
है । दिनांक 13.12.2016 ( मंगलवार) को सभा सचिवालय पूर्णरूपेण खुला रहेगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


2 सितम्बर 2016 
सं ० 1 स्था०-124/08-3875 / वि ० स ० — वित्त विभाग, बिहार सरकार का संकल्प संख्या -3 ए - 2 - वे० पु०-12/ 2009- 14226 , 
दिनांक 21.12.2010 ( संलग्न ) जो बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्ता / सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में 
है , में अंकित आतिथ्य भत्ता का संशोधित दर को सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्त वरिष्ठ न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों यथा सचिव 
एवं संयुक्त सचिव के लिए लागू किया जाता है । 
एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


28 जून 2016 
सं ० 2 स्था०-65 /09-2033/ वि ० स ० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को०-22 
वि ० स०- 03/14-660 ( 22 ) पटना , दिनांक 20.05.2016 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत श्री 
विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव , बिहार विधान सभा, पटना को दिनांक 12.11.2015 तथा दिनांक 23.11.2015 से 28.11.2015 
तक उपार्जित अवकाश तथा उक्त संहिता के नियम -159 के तहत दिनांक 13.11.2015 एवं दिनांक 29.11.2015 को सार्वजनिक 
अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , उप - सचिव । 


4 नवम्बर 2016 


सं ० 2 स्था०-81/15-5215 / वि ० स०- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , वरीय प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा को महालेखाकार , 
बिहार , पटना के पत्रांक - जी ० ई ० :12- BLA- XIX- 7.609 , दिनांक 22.09.2016 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-230 
एवं 248( क ) के तहत दिनांक 04.07.2016 से 15.07.2016 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । उक्त संहिता के 
नियम -159 के तहत दिनांक -16.07.2016 से 17.07.2016 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


11 जुलाई 2016 
सं ० 2 स्था०-99/16-2140/ वि ० स० — श्री शंभु कुमार , प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा सचिवालय का वित्त 
( वै ० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक -704( 22 ) , दिनांक 06.06.2016 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के 
नियम -230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 29.10.2015 से 06.11.2015 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विनोद कुमार विद्यार्थी , अवर सचिव। 


19 सितम्बर 2016 
सं ० 2 स्था०-130/16-4013/ वि ० स०- श्री कृष्ण कुमार, सेवानिवृत्त वरीय प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा सचिवालय को 
महालेखाकार , बिहार, पटना के पत्रांक - जी ० ई०-12. BLA- XIX -1.425, दिनांक 10.08.2016 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के 


4 


बिहार गजट , 31 मई 2017 


नियम -234 के तहत दिनांक 10.05.2016 से 20.05.2016 एवं दिनांक 15.06.2016 से 30.06.2016 तक रूपान्तरित छुट्टी स्वीकृत 
किया जाता है । उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 21.05.2016 से 23.05.2016 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने 
की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


15 जून 2016 
सं ० 2 स्था०-164/14-1936/वि ० स० – श्रीमती सुजाता मिश्रा , प्रशाखा पदाधिकारी ( पुस्तकालय ) सम्प्रति अवर सचिव , 
बिहार विधान सभा सचिवालय , जो वेतन बैण्ड- PB 3,15600.39100/ - रू ० में प्रतिमाह 30,890 / - रू ० वेतन पाती है , को बिहार 
सेवा संहिता के नियम -234 के तहत दिनांक 10.12.15 से 26.12.15 तक रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उक्त संहिता 
के नियम -159 के तहत दिनांक- 27.12.2015 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है, इसके 
पश्चात् इनके रूपान्तरित अवकाश कोष में 33 दिनों की छुट्टी शेष है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव । 


. 


1 जुलाई 2016 
सं ० 2 स्था०-178/07-2078/ वि ० स ० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को०-22 
वि ० परि०-02/14-661 ( 22 ) पटना, दिनांक 20.05.2016 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -230 एवं 248 ( क ) के तहत श्री सुनील 
कुमार , अवर सचिव , बिहार विधान सभा , पटना का दिनांक 09.10.2015 से 19.10.2015 तक उपभोगित उपार्जित अवकाश एवं 
उक्त संहिता के नियम -159 के तहत दिनांक 20.10.2015 से 25.10.2015 तक सार्वजनिक अवकाश की अनुमति प्रदान की 
जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

दीनानाथ प्रसाद , अवर सचिव । 


21 सितम्बर 2016 


सं ० 2 स्था०-130 /16-4164/वि ० स० — सभा सचिविालय की अधिसूचना सं0-630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त 
विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-3/ एम०2-5-1/99 , खण्ड 1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 तथा महालेखाकार ( लेखा एवं 
हकदारी ) का कार्यालय , बिहार , पटना के पत्रांक - जी ०ई०-12- BLA - XIX -1-427, दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में श्री कृष्ण 
कुमार, सेवानिवृत्त वरीय प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा , पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2016 तक उनके कोष में 
संग्रहित 239 ( दो सौ उनचालीस ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य अवकाश वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित 
दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


" 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


19 जुलाई 2016 
सं ० 2 स्था०-156/ 2016-2425/ वि ० स ० — बिजेन्द्र प्रसाद यादव , माननीय मंत्री , ऊर्जा एवं वाणिज्यकर विभाग , बिहार, पटना 
के पत्रांक -732 , दिनांक 02.06.2016 के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार, उप सचिव , बिहार विधान सभा, पटना को श्री बिजेन्द्र प्रसाद 
यादव , माननीय मंत्री, ऊर्जा एवं वाणिज्यकर विभाग, बिहार सरकार के आप्त सचिव के पद पर योगदान देने हेतु अधिसूचना निर्गत होने की 
तिथि से विरमित किया जाता है । 


श्री कुमार का गहन ( लियन ) सभा सचिवालय में बना रहेगा । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

दीनानाथ प्रसाद , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 31 मई 2017 


5 


3 जून 2016 
सं ० वि ० स ० ( या ० ) -193 /16-2336/ वि ० स० — सभा सचिवालय की पूर्व निर्गत अधिसूचना सं०-1377 , दिनांक 04.04.2016 
के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने श्री मनीष 
कुमार , स ० वि ० स ० , क्षेत्र सं०-160 धौरैया ( बाँका ) को वर्ष 2016-17 के लिए गठित याचिका समिति का सदस्य मनोनीत 
किया है । 

अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से माननीय सदस्य, श्री मनीष कुमार, स ०वि ० स० , अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित 
जनजाति कल्याण समिति के सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ठ राय, सचिव । 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

25 मई 2017 
सं ० 5 / टी0- ( याँ o)-3-10-101 / 2015-1318- जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अधीन श्री अरूण कुमार, 
आई0 डी 0 जे0-6924 सहायक अभियंता ( याँ ०), सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक अवर प्रमंडल -01 , पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता 
( याँ ०) ( अतिरिक्त प्रभार) सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक , प्रमंडल , वाल्मी, पटना को अस्थायी काम चलाऊ व्यवस्था के तहत 
कार्यपालक अभियंता ( याँ ०), सिंचाई यांत्रिक मोनिटरिंग प्रमंडल , पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

2. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रूप से कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) के पदस्थापन के उपरांत 
स्वतः समाप्त हो जायेगा । 

3. संबंधित पदाधिकारी अपने मूल कार्यों के अलावे अतिरिक्त प्रभार से संबंधित प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करते हुए 
ससमय प्रभार प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेंगे । 

4. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है । अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा । 

5. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग 
को समर्पित करेंगे । 
तत्संबंधी पूर्व के विभागीय आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव ( प्रबंधन) । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

25 मई 2017 
सं 0 ई2-02-34 / 2014-15 — बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री नवल किशोर शर्मा, 
सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी - सह - सहायक सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को पुत्री की शादी के निमित्त दिनांक 28.11.2016 से 
08.12.2016 तक कुल 11 ( ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से. 
सोहन कुमार ठाकुर , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 11-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 31 मई 2017 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 643 - I, ISHIT , S / o . Mr. SHIV SHANKAR LAL SRIVASTAVA & Smt. ISHA KUMARI, 
Date of Birth 05.04.1997 , R/ o H.No.- 100 , Patliputra Colony , Patna, Bihar- 800013, Declare that I have 
Changed My Name From ISHIT to ISHIT SRIVASTAVA , For All Future Purposes vide Affidavit 
No.- 165 Dated 30.03.2017. 


ISHIT . 


No. 644— I , ISHAN , S / O Mr. SHIV SHANKAR LAL SHRIWASTWA & Smt. ISHA 
KUMARI, D.O.B. 13.03.1994 , R / O H.No.- 100 , Road No. 6 , Patliputra Colony , Patna- 800013 , Bihar, 
India have Changed my name from ISHAN to ISHAN SRIVASTAVA, vide Affidavit No. - 186 
Dated 30.03.2017 ( Patna ). Now I will be known as ISHAN SRIVASTAVA , for all future purposes. 


ISHAN. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 11-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 31 मई 2017 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

24 मई 2017 
सं ० कौन / भी -120 / 2010-194सी ० — बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी श्री हिरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कोषागार 
पदाधिकारी, हाजीपुर ( वैशाली) सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, किशनगंज अंचल, किशनगंज के विरूद्ध जिला पदाधिकारी 
वैशाली द्वारा प्रपत्र क का गठन करते हुए अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता , उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन, अनाधिकृत 
अनुपस्थिति एवं कदाचार में लिप्त रहने संबंधी कुल 12 आरोप लगाये गये । 

2. श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के लिए उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री कुमार से प्राप्त 
स्पष्टीकरण को संलग्न करते हुए जिला पदाधिकारी, वैशाली से मंतव्य की माँग की गयी । 

3. जिला पदाधिकारी वैशाली द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने 
का मंतव्य दिया गया । 

4. जिला पदाधिकारी वैशाली से प्राप्त मंतव्य के आलोक में संकल्प संख्या 48 दिनांक 10.05.2012 द्वारा विभागीय 
जाँच आयुक्त , 

बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । 

5. विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी 
तथा विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दो आरोपों के लिए वित्त विभाग, बिहार , पटना 
से अतिरिक्त जाँच भी करवाया गया । 

6. वित्त विभाग के पत्रांक -1 / स्था ० ( ले ० से ०) -04 / 2015-6595 / वि ० दिनांक 19.08.2016 द्वारा अतिरिक्त जाँच 
संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । 

7. अतिरिक्त जाँच संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के द्वितीय स्पष्टीकरण 
से असहमत होते हुए संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ रोके जाने के दण्ड संबंधी प्रस्ताव पर सरकार का आदेश 
प्राप्त किया गया । 

8. श्री कुमार के दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार से अनुमोदित होने 
के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की माँग की गयी । 

9. श्री कुमार का दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के अनुमोदित प्रस्ताव पर बिहार लोक 
सेवा आयोग से पत्रांक -5 / प्रो0-36-04 / 2016 ( 122) लो 0 से0 आ 0, दिनांक 21.04.2017 द्वारा सहमति प्राप्त है । 

10. विभागीय कार्यवाही के फलाफल, अनुमोदित प्रस्ताव एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक 
में श्री कुमार को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है: 

श्री हिरेन्द्र कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी, किशनगंज अंचल , किशनगंज का दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ 
संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है । 

उक्त दण्ड का प्रभाव पत्र निर्गमन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम, उप - सचिव । 


8 


बिहार गजट, 31 मई 2017 


हुए विभागीय 


24 मई 2017 
सं ० कौन / भी -01 / 2016-195सी० — बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी श्री विश्वकांत तिवारी, वाणिज्य कर उपायुक्त 
को समेकित जाँच चौकी , कर्मनाशा के पदस्थापनकाल में विभागीय कार्यो में जानबूझकर देरी कर व्यवसायी को अनावश्यक 
रूप से परेशान करने व वाहन को दीर्घ अवधि तक बिना ठोस साक्ष्य के स्तंभित कर त्रुटिपूर्ण सत्यापन प्रतिवेदन देने संबंधी 
आरोपों के लिए श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 

2. श्री तिवारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से असहमत होकर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते 
अधिसूचना संख्या 3 दिनांक 15.01.2016 द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया । 

3. निलंबित करने के उपरांत प्रपत्र क गठित करते हुए संकल्प संख्या 50 / सी दिनांक 23.02.16 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । 

4. विभागीय कार्यवाही के जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए विभागीय 
पत्रांक -361 / सी ( अनु० ) दिनांक 07.10.16 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । 

5. द्वितीय कारण पृच्छा से असहमत होते हुए विभागीय कार्यवाही से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर श्री तिवारी का दो 
वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं निलंबन मुक्त करने तथा निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिये जाने का आदेश सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया गया । 

6. सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त होने के उपरांत श्री तिवारी को निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि में 
जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिये जाने संबंधी अधिसूचना संख्या -406 / सी दिनांक 01.12.2016 निर्गत करने 
के उपरांत दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के अनुमोदित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए बिहार 
लोक सेवा आयोग से परामर्श की माँग की गयी । 

7. श्री तिवारी का दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के अनुमोदित प्रस्ताव पर बिहार लोक 
सेवा आयोग से पत्रांक -5 / प्रो0-36-04 / 2016 ( 121 ) लो 0 से0 आ 0, दिनांक 21.04.2017 द्वारा सहमति प्राप्त है । 

8. विभागीय कार्यवाही के फलाफल , अनुमोदित प्रस्ताव एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में 
श्री तिवारी को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है: 

श्री विश्वकांत तिवारी , वाणिज्य कर उपायुक्त (मुख्यालय ), बिहार, पटना का दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ 
संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है । 

उक्त दण्ड का प्रभाव पत्र निर्गमन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम , उप - सचिव । 


सं 0 ( ग्रा 0वि0-14( को ०) सु0-04/2016) 311140- ग्रा ० वि ० 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

22 मई 2017 
श्री गोपाल कृष्णन, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी- सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनपुर (सुपौल) 
के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक- 10852 दिनांक 16.08.2016 द्वारा समीक्षात्मक बैठक में भाग नहीं 
लेने , सरकारी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने , सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना योजना की राशि का 
विचलन, अनियमित क्रय एवं भुगतान करने, बाढ़ राहत कार्यों में शिथिलता बरतने, विभिन्न योजनाओं से 
सम्बन्धित प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को ससमय उपलब्ध नहीं कराने , नियंत्री पदाधिकारी को संसूचित किये बिना 
सीधे व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर करने एवं समर्पित स्पष्टीकरण की भाषा अशोभनीय तथा अमर्यादित होने 
आदि के लिए प्राप्त आरोप प्रपत्र क के आधार पर श्री कृष्णन को निलम्बित करते हुए विभागीय संकल्प 
सं0- 298853 दिनांक 02.02.2017 द्वारा श्री अनुराग कौशल सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास 
विभाग, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

2. इसी बीच श्री कृष्णन के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक- 2552 दिनांक 09.03.2017 द्वारा 
वित्तीय कार्यों में पदीय दायित्वों के निर्वहन में वित्तीय नियमों की अनदेखी करने, सरकारी राशि के दुरुपयोग/ गबन 
एवं बिना किसी प्रयोजन के प्रखण्ड नाजिर के माध्यम से विभिन्न तिथियों को 37,68,000.00 रुपये का अग्रिम 
स्वयं के नाम लेने आदि के लिए पूरक आरोप प्रपत्र क गठित कर प्राप्त कराया गया । 


बिहार गजट , 31 मई 2017 


9 


3. प्राप्त पूरक आरोप प्रपत्र क के समीक्षोपरान्त उसे पूर्व के आरोप प्रपत्र क के आधार पर संचालित 
विभागीय कार्यवाही के साथ समाहित करने का निर्णय लिया जाता है । 

4. श्री गोपाल कृष्णन, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनपुर, सुपौल सम्प्रति निलम्बित से यह 
अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष लिखित रूप में संचालन पदाधिकारी के समक्ष 
स्वयं उपस्थित होकर रखेंगे । 

5. संकल्प ज्ञापांक- 298853 दिनांक 02.02.2017 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी। 
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

महेन्द्र भगत , उप - सचिव । 


सं ० कारा / नि 0 को ० ( अधी0) -01-09 / 2017-2535 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा) 


संकल्प 

19 मई 2017 
श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी, उप महानिरीक्षक (प्र0), कारा एवं सुधार सेवाएँ के विरूद्ध विशेष निगरानी ईकाई, पटना द्वारा 
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत दर्ज किये गये थाना कांड संख्या -02 / 2017 दिनांक 04.05.2017 धारा -13 ( 2) 
सहपठित 13 (1) ( e) तथा भ्रष्ट आचारण, पद के दुरूपयोग एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के घोर उल्लंघन के आरोप 
में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली -2005 के नियम -9 (1) ( क ) एवं (ग ) के आलोक में 
अनुशासनिक कार्रवाई चलाये जाने तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा यह समाधान होने की लोकहित में सरकारी सेवक को निलंबित 
करना समीचीन है, के आलोक में श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी, उप महानिरीक्षक ( प्र० ), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार , 
पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है । 

3. श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने की कार्रवाई अलग 
से की जायेगी । 

4. श्री प्रियदर्शी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 ( समय - समय पर यथा 
संशोधित ) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निलंबनावस्था में जीवन यापन भत्ता संलग्न कारा से देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह० ) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव - सह - निदेशक, (प्र ०) । 


सं ० एल / एज ० जी०-14-12 / 2017-4215 

गृह विभाग (विशेष शाखा ) 


संकल्प 

19 मई 2017 
पुलिस अधीक्षक , भोजपुर के पत्रांक -2662 / गो ०, दिनांक 17.04.2017 एवं पुलिस उप - महानिरीक्षक - सह - उप 
महासमादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएं, बिहार , पटना के पत्रांक -1550, दिनांक 03.05.2017 के द्वारा श्री हरेन्द्र 
कुमार सिंह, जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार प्रमंडलीय समादेष्टा , मुजफ्फरपुर) को 
विभागीय वाहन सं०- BR01 -PA-4247 बिना अनुमति / अवकाश मुख्यालय मुजफ्फरपुर से प्राप्त किये गृह जिला भोजपुर 
लेकर जाने, दिनांक -16.04.2017 को संध्या 8:00 बजे भोजपुर के कमरन टोला में अवस्थित रिलायन्स ट्रेन्ड के कर्मी श्री पिन्टु 
कुमार के साथ नशे की हालत में हाथा - पाई एवं गाली - गलोज करने, स्थानीय पुलिस थाना नवादा ( आरा) द्वारा शराब के नशे 
की ब्रेथ एनलाईजर मशीन से जाँच कराने पर शरीर में अलकोहल की मात्रा 143 एम ० जी ० / 100 एम ० एल ० पाये जाने, बिहार 
उत्पाद ( संशोधन ) अधिनियम, 2016 की धारा -37 के तहत आरा नवादा थाना काण्ड सं०-140 / 17 , दिनांक 16.04.2017 दर्ज 
किये जाने संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है । साथ ही बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली , बिहार उत्पाद 
( संशोधन ) अधिनियम, 2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक -1823 , दिनांक -16.02.2017 का उल्लंघन 
किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -9(1)( क ) एवं 
( ग ) के तहत श्री सिंह के विरूद्ध आरोप प्रपत्र - क संलग्न कर निलंबित करने एवं विभागीय कार्रवाई आरंभ करने की 
अनुशंसा की गई है । 


10 


बिहार गजट , 31 मई 2017 


2. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 
-9(1)( क ) एवं (ग) के तहत श्री सिंह को आदेश निर्गत तिथि से अगले आदेश तक विभागीय कार्यवाही के अधीन निलंबित 
किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं 
अग्निशाम सेवाएं, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है । 

4. निलंबन की अविध में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के 
नियम -10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान, निर्धारित मुख्यालय से किया जायेगा । 
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश , 
उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 11-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


